सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 352 राँची, गुरुवार, 


25 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 अप्रैल , 2019 


संख्या-14/ विविध- 15-10 / 2018 का ० 3198-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की 
अधिसूचना सं०-1436, दिनांक-18.02.2019 द्वारा पूर्व में गठित छानबीन समिति को पुर्नगठित करते 
हुए एकीकृत जाति छानबीन समिति ( Scrutiny Committee ) का गठन किया गया है। उक्त समिति में 
अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने 
वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है: 


1 . 


अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 
विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य 


डॉ . ज्योति लाल उराँव, 
सेवानिवृत्त प्रतिकुलपति , 
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग 
( मो ० सं०-7654198884 ) 


2 . 


डॉ ० पारस कुमार चौधरी, 
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, 


अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेषज्ञता 
रखने वाले सदस्य 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अप्रैल , 2019 
राँची विश्वविद्यालय, राँची 
( मो ० सं०- 9431161304 ) 


3 . 


पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में 


विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य 


डॉ ० एल ० एन ० राणा, 
सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
राँची विश्वविद्यालय, राँची 
( मो ० सं०-9431588997) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दीपक कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 352 -- 50 


